PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ., SEP1, 25, 1979 (ASVN , 3, 1501 SAKA 


1551 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 3 सितम्बर , 1979 


- 


क्रमांक 1310 -ज ( 1 ) -7935958 -- श्री रामनाथ, पुत्र श्री बावर, गांव बनाना , तहमीन व पिता महेन्द्रगढ़ , 
की दिनांक 5 मई, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पुर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में प्रामा गम दे और प्रात मंगोवा किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ९ ) ( ए ) 
तया 3 ( 1 ए ) के अनुसार सो गये विकारों का प्रयोग करोड़ा श्री रामनाथ को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे 
हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमा 13:11( 1) -72, १५ 91. दिनांक 29 जुलाई, 1972 द्वारा मंजूर की गई थी , अब 
उसकी विधवा श्रीमती मनकली के नाम परीक , 1978 में 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत महर्ष 
दान करते हैं । 

क्रमांक 1141 - ([ 079( 35 } } 5. पार, जम विभाग , युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 316 - ज 
( I ) -79/17132, दिनांक 11 

को पुदित हई के कमांक । पर पाँगत जागीरदार श्री भरपाल सिंह , 
पुन र हरिमा की बजाय श्री नस्सान मिंद , पुत्र श्री हरिया पहा जाये । 

दिनाक 4 सितम्बर , 1979 
माफ 1257 -ज ( I )-79: 35964 . पूर्वी पंजाब युट पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों के प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के 
सामने दी नई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


प्रोन 


1979 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


व 


तहसील 


फ़सल/ वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


वार्षिक 
राशि 


पता 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


रुपये 


नारनौल 


खरीफ़ , 1974 


150 


-- 


महेन्द्रगढ़ श्री राजा राम , पुत्र 

श्री मन्डा सिंह 
श्री श्योदत , पुन 

श्री चन्द्रभान 


ईमलामपुरा , 
नारनौल 
लुखी 


2 


महेन्द्रगढ़ 


रवी , 1973 


150 


दिनांत सितम्बर , 1979 
क्रमांक 1259-1(I )-79/36000.--पूर्वी पंजाब यद पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( अता कि इसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए) तया 3 (1 ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के मात्र यांना नमी देसी विमा श्री परभु राम , गांव गंगोली, तहसील सफीदों , जिला 
जीन्द, को रबी, 1969 से रबी , 1070 TE 10 सोया खरीफ, 1971 में 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली मुख जागीर 
नद में दी गई शर्तों के अनुसार महर्ष प्रदान करते है । 


क्रमांक 1312- ज( II) -79/36004.-- पयों पंजाउ पृद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें प्राण तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये प्रतिमारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री माता देवी, विधवा की गनिया , गांव प्रहर, तहसील पानीपत , बिला करनाल , को 
रबी , 1973 मे 150 रु ० वार्षिक कीमत पानी युद्ध जागीर मनद में दी गई गानों के अनुसार महर्ष प्रदान करते हैं 


रघुनाथ जोशी , 
विशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार ,, 

राजस्व विभाग । 


